रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


- 


4 


. 


. . 


. 


-h 
. 
: 
. 

: 

. 
: 
. 


TH+...... 


HT.. 


. 


. 


. 
. 


. 


- 


- 


. . . 


सनामंगजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 23 , 2014 / आश्विन 1 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23 , 2014 /ASHVINA 1, 1936 


सं . 1933 ] 
No. 1933 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 सितम्बर , 2014 
का . आ . 2455 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 3747 ( अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, 
उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24बी के 82.000 
कि . मी. से 124. 000 कि . मी . ( रायबरेली – इलाहाबाद सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने 
आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3 ) के अधीन तारीख 28 जनवरी, 2014 
को " अमर उजाला " और " टाइम्स ऑफ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


3805 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24बी के 82. 000 कि . मी . से 124. 000 कि . मी . तक ( रायबरेली - इलाहाबाद 

सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


निजी 


| कृषि 


728 


| जिले का | तालुक | गांव का | सर्वेक्षण | भूमि | भूमि | भूमि का क्षेत्रफल 

भूस्वामी / हितबद्व व्यक्ति का नाम 
नाम | का नाम । नाम । संख्या । का । की 

प्रकार | प्रकृति 

( वर्गमीटर | (हेक्टेयर 

__ में ) 
2 । 3 

4 5 6 | 7 

8 
1 | रायबरेली | रायबरेली ( 1) 

109 | निजी | कृषि | 228 0 .0228 सरदार, कल्लन, मो . शलीम , मो . वशीम , मो . नसीम 
जहानपुर 

पुत्रगण जमुई नि . ग्राम , रामखेलावन पुत्र गनेशी नि . 
कोडर 

ग्राम , श्रीमती कमला देवी पत्नी राधेश्याम नि . ग्राम , 

श्रीमती रामरती पत्नी रामबहादुर नि . ग्राम 
| 110 | निजी । कृषि | 1520 | 0 .1520 | श्रीमती सुखदेई पत्नी छिट्टन नि . मुशीगंज 
111 

0 . 0728 सरदार , मो. शमीम , मो . वशीम , मो . नसीम, कल्लन 

पुत्रगण जमुई नि . ग्राम । 
135 | निजी | कृषि । 1562 0 . 1562 रामनरायन पुत्र रामेश्वर नि . ग्राम , लक्ष्मीशंकर तिवारी 
दरियापुर 

पुत्र अवध बिहारी तिवारी नि . गांधीनगर रायबरेली , 
अजीत कुमार, प्रदीप कुमार, आशीष कुमार पुत्रगण 
लक्ष्मी शंकर तिवारी नि . गांधीनगर रायबरेली, जनार्दन 
पुत्र रामेश्वर नि . ग्राम, श्रीमती शैल कुमारी पत्नी 
राजकुमार नि . देदानी, गिरजानन्दन , कामाख्यानन्दन , 
बृजेशनन्दन पुत्रगण राधेश्याम नि . ग्राम, हेमलता सिंह 
पुत्री नागेन्द्र बहादुर सिंह नि . ग्राम बन्डई पर0 सरेनी 
तह0 लालगंज रायबरेली, रामप्रताप सिंह पुत्र 
वीरबहादुर सिंह नि . एम. आई. जी . - 13 इन्दिरानगर 
रायबरेली, श्रीमती स्तुति सिंह पत्नी अजय प्रताप सिंह 
नि . दरियापुर, धीरेन्द्र कुमार , धर्मेन्द्र कुमार, प्रमेन्द्र 
कुमार पुत्रगण गनेश प्रसाद नि . ग्राम, श्रीमती दयावती 
पत्नी सत्तीदीन नि. पूरे मतौली म. भांव , चन्द्रभूषण पुत्र 
रामपाल नि . पूरे गोसाई म. झकरासी, श्रीमती 
राजदुलारी पत्नी चन्द्रभूषण नि . पूरे गोसाई म. 
झकरासी, विनय कुमार द्विवेदी पुत्र सरयू प्रसाद द्विवेदी 
नि . 788 न्यू राना नगर रायबरेली , गंगाप्रसाद पाल पुत्र 
विशेषर नि . ग्राम, डा0 अजय प्रताप सिंह पुत्र क्षेत्रपाल 
सिंह नि . प्रज्ञा आरोग्य निकेतन कुण्डा, डा0 स्तुति सिंह 
पत्नी डा0 अजय प्रताप सिंह नि . प्रज्ञा आरोग्य निकेतन 
कुण्डा, सतीश कुमार पुत्र गुरूदयाल नि . ग्राम, सूरज 
यादव पुत्र प्रदीप कुमार, कु0 सोनाली, राप्ली नाबा. 14, 
12 वर्ष पुत्रीगण प्रदीप कुमार व श्रीमती सीमादेवी पत्नी 
स्व० प्रदीप कुमार नि . ग्राम, राधेलाल पुत्र श्रीपाल नि . 
पूरे मखनिया म. भांव, हनोमान पुत्र ननकऊ नि . विजय 
सिंह तह. डलमऊ , सुरेन्द्र बहादुर पुत्र रामकिशुन नि . 
ग्राम , श्रीमती चन्द्रावती पत्नी विजय बहादुर नि . घूरी 
तह0 डलमऊ , श्रीमती ननका देवी पत्नी नन्दलाल नि . 
बराडीड , श्रीमती राजकुमारी पत्नी ज्वाला प्रसाद नि . 
ग्राम , श्रीमती रामरानी पत्नी रामसेवक नि . भीरा 
गोविन्दपुर तह० डलमऊ , श्रीमती शकुन्तला पत्नी 
मेडीलाल मिश्र नि . सी 309 इन्दिरानगर, श्रीमती विमला 
सिंह पत्नी राकेश सिंह चौहान नि . देपारमऊ तह0 

लालगंज 
___ 130 | निजी | कृषि | 500 | 0 . 0500 | श्रीमती शिवकली पत्नी रामसूचित नि . उदरेहटी, 

रामेश्वर पुत्र राम औतार नि . ग्राम, श्रीमती कमला देवी 
यादव पत्नी रामदास यादव नि . पेड़रिय तह0 लालगंज 

अझारा जिला प्रतापगढ़ 
कुल योग 

4538 0 . 4538 


[ फा . सं. एनएचएआई / 11013 / एल.ए. / 3( डी )- नोटिफ / 2014 / पीआईयू - रायबरेली ] 

माया प्रकाश , निदेशक 


[ 411 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd September, 2014 


S . O . 2455 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, number S . O . 3747 (E ). dated 20 December , 2013 published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii) issued under sub -section ( 1) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / 
four-laning, etc .), maintenance, management and operation of National Highway No. 24B on the stretch of land 
from Km . 82.000 to Km 124 .000 (Raebareilly - Allahabad Section ) in district Raebareilly in the State of 
Uttar Pradesh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Amar Ujala ” and “ Times 
of India ” both dated 28 January , 2014 under sub - section (3 ) of Section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 


Brief description of the Land to be Acquired , with or without structure, falling within the stretch of 
Land from km . 82 . 000 to km . 124 .000 (Raebareilly -Allahabad Section ) on the National Highway No . 

24B in the State of Uttar Pradesh . 


Type 


Serial 
Number 


Name of 
the Taluk 


Name of 

the 
district 


Area in 


Name of 

the 
Village 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Name of the land owner / 

Interested person 


of 


Land 


(Hectares ) 


(Square 
Meters ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Raebareilly 


Raebareilly 


109 


Private 


Agriculture | 


228 


0 .0228 


Jahanpur 
Kodar 


Sardar , Kallan , Md. Saleem , Md. 
Vaseem , Md. Naseem S /o Jamui 
R /o Vill, Ram Khelawan Slo 
Ganeshi R /o Vill, Smt. Kamla 
Devi W / o Radheshyam R /o Vill , 
Smt. Ramrati W / o Ram Bahadur 
R / o Vill 
Smt. Sukhdei W /o Chhittan R /o 
Munshiganj 
Sardar, Md. Sameem , Md. 
Vaseem , Md. Naseem , Kallan S /o 
Jamui R /o Vill 


110 


Private 


Agriculture 


1520 


0 . 1520 


111 


Private 


Agriculture 


728 


0 .0728 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


(2 ) 
Dariyapur 


135 


Private 


Agriculture 


1562 


0. 1562 


Ramnarain S /o Rameshwar R /o 
Vill , Laxmi Shankar Tiwari Slo 
Awadh Bihari Tiwari R /o Gandhi 
Nagar Raebareilly, Ajit Kumar, 
Pradeep Kumar, Asheesh Kumar 
S /o Laxmi Shankar Tiwari R /o 
Gandhi Nagar Raebareilly , 
Janardan S /o Rameshwar R /o 
Vill , Smt. Shail Kumari W /o 
Rajkumar R /o Dedani, Girja 
Nandan , Kamakhya Nandan , 
Brijesh Nandan S /o Radheshyam 
R /o Vill, Hemlata Singh D /o 
Nagendra Bahadur Singh R /o Vill 
Bandai Par. Sareni Teh . Lalganj 
Raebareilly , Rampratap Singh Slo 
Veer Bahadur Singh R /o MIG - 13 
Indiranagar Raebareilly , Smt. 
Stuti Singh W / o Ajay Pratap 
Singh R /o Dariyapur, Dheerendra 
Kumar, Dharmendra Kumar, 
Pramendra Kumar S /o Ganesh 
Prasad R / o Vill, Smt. Dayawati 
W /o Satti Deen R /o Pure Matauli 
M . Bhanv , Chandrabhushan S /o 
Rampal R /o Pure Gosai M . 
Jhakrasi, Smt. Rajdulari W /o 
Chandrabhushan R /o Pure Gosai 
M . Jhakrasi, Vinay Kumar 
Dwivedi S/o Saryu Prasad 
Dwivedi R /o 788 New Rananagar 
Raebareilly , Ganga Prasad Pal 
S /o Visheshar R /o Vill, Dr. Ajay 
Pratap Singh S /o Chhetrapal 
Singh R /o Pragya Arogya 
Niketan Kunda, Dr. Stuti Singh 
W / o Dr. Ajay Pratap Singh R /o 
Pragya Arogya Niketan Kunda , 
Satish Kumar S /o Gurudayal R /o 
Vill, Suraj Yadav S /o Pradeep 
Kumar, Km . Sonali, Rapli Minor 
14 , 12 Yrs . D / o Pradeep Kumar 
& Smt. Seema Devi W /o Late 
Pradeep Kumar R /o Vill , 
Radheylal S /o Shripal R /o Pure 
Makhaniya M . Bhanv , Hanoman 
S /o Nankau R /o Vijay Singh Teh . 
Dalmau , Surendra Bahadur Slo 
Ramkishun R / o Vill, Smt. 
Chandrawati W / o Vijay Bahadur 
R /o Ghuri Teh . Dalmau , Smt. 
Nanka Devi W /o Nandlal R /o 
Baradeeh , Smt. Rajkumari W /o 
Jwala Prasad R /o Vill , Smt. 
Ramrani W /o Ramsevak R / o 
Bheera Govindpur Teh . Dalmau , 
Smt. Shakuntala W / o Medilal 
Mishra R /o C - 309 Indiranagar , 
Smt. Vimla Singh W /o Rakesh 
Singh Chauhan R /o Deparmau 
Teh . Lalganj 


130 


Private 


Agriculture 


500 


0 


.0500 


Smt. Shivkali W / o Ramsuchit R /o 
Udrehti, Rameshwar S /o 
Ramavtar R /o Vill, Smt. Kamla 
Devi Yadav W /o Ramdas Yadav 
R /o Pedriya Teh . Lalganj Ajhara 
Dist. Pratapgarh 


Total 


4538 


0 .4538 


[ F . No. NHAI/ 11013/LA / 3 (D )-Notif/ 2014 /PIU -Raebareilly ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Secy .Printed by theManager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


